निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


____ 20 ज्येष्ठ 1938 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 10 जून 2016 


( सं0 पटना 475) 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

____ 26 फरवरी 2016 
सं० 1स्था० - 23 / 2012 - 716/ वि०स० — बिहार विधान सभा सचिवालय में उप सचिव एवं समकक्ष पदों पर प्रोन्नति 
द्वारा नियुक्ति के प्रयोजनार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है : 
( 1 ) अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग 

अध्यक्ष 
अथवा उनके द्वारा मनोनीत आयोग के सदस्य 
( 2 ) सचिव , बिहार विधान सभा 

सदस्य 
( 3 ) अनुसूचित जाति / जनजाति के प्रतिनिधि 

सदस्य 
( 4 ) उप सचिव ( स्था० ) । अवर सचिव ( स्था० ) 

सदस्य 
अनुसूचित जाति / जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में श्री मणिकान्त निराला , उप सचिव सह निकासी एवं व्ययन 
पदाधिकारी को मनोनीत किया जाता है । 
यह तुरत प्रभाव से प्रवृत होगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राजीव कुमार , 
प्रभारी सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 475- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


